निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 459 ) 


29 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 20 मार्च 2019 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् 


__ अधिसूचना 

17 नवम्बर 2018 
सं० 1070 — बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम - तेम्हुआ पो0 - फतेहा, स्थित श्री राम जानकी मन्दिर पर्षद में निबंधित 
एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या - 1476 है । 

पर्षदीय आदेश दिनांक 03. 11. 2016 द्वारा तेम्हुआ ठाकुरबाड़ी, फतेहा , जिला - बेगुसराय को न्यास के न्यासधारी 
श्री रामकृष्ण विष्णु दास को महंत के रूप में मान्यता कुछ शर्तों के साथ दी गयी है । महंथ के आवेदन दिनांक 
02 .12. 2016 के आलोक में न्यास के सुचारू संचालन एवं रक्षार्थ हेतु न्यास समिति का गठन के संबंध में अंचलाधिकारी, 
मंसुरचक को दिनांक 19 .12.2016 को पत्र लिखा गया । उक्त पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी, मंसुरचक ने अपने 
पत्रांक - 603, दिनांक 21.11 .2017 द्वारा महंथ की सहायता हेतु 13 सदस्यीय कार्यकारिणी कमिटी हेतु अनुसंशा की । पर्षद 
द्वारा पाया गया कि उक्त नामों में से क्रमांक - 6 एवं 7 पर नामित व्यक्ति दुसरे सम्प्रदाय से है और पर्षद के अधिनियम 
के अनुसार समिति सदस्यों की संख्या - 11 से अधिक नहीं हो सकती है । 

अतः पुन : 10 सदस्यों का नाम यथाशीघ्र भेजने का पत्र दिनांक 11 .01.2018 को लिखा गया, उक्त पत्र के 
आलोक में अंचलाधिकारी, मनसूरचक ने अपने पत्रांक - 41, दिनांक 18. 01.2018 द्वारा 11 नामों की सूची उपलब्ध करायी 
गयी । जैसा कि पूर्व में अंचलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक - 603, दिनांक 21 .11.2017 में सदस्यों के 8 सदस्यों के नाम न 
देकर केवल पदनाम दिया । अतः पर्षद को पुनः सदस्यों का नाम भेजने हेतु निर्देश दिया गया । अंचलाधिकारी द्वारा 
समर्पित अपने पत्रांक -41 दिनांक - 18.01. 2018 द्वारा न्यासधारी के नाम के साथ जो 11 नामों की अनुसंशा की गयी थी 
उस संबंध में थानाध्यक्ष, मनसुरचक से उनके आपराधिक रिपोर्ट की मांग की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 मार्च 2019 


थानाध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट दिनांक - 29. 05.2018 को समर्पित किया जिसमें क्रम संख्या - 10 एवं क्रम संख्या - 3 
श्री राम कुमार चौधरी, श्री सुधीर कुमार राय के संबंध में थाने पर आपराधिक काण्ड दर्ज होने की सूचना दी । 

उपरोक्त स्थिति में विचारोपरान्त पर्षद ने निम्न 9 लोगों की चयन करने का निर्णय लिया है । 

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन , प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा - 8 ( क ) सह 
पठित धारा - 32 (1) एवं 81 ( ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मन्दिर , ग्राम - तेम्हुआ , 
जिला - बेगुसराय के सुचारू प्रबंधन सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण 
तथा इसे मूर्तरूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ । जो सुचारू रूप से श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी 
का संचालन , देख -रेख, विहित शर्तो के साथ कर सकती है : 


योजना 
अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री राम जानकी मन्दिर, 
ग्राम तेम्हुआ , जिला - बेगुसराय " होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास 
समिति का नाम " श्री राम जानकी मन्दिर न्यास समिति, तेम्हुआ, जिला - बेगुसराय होगा " जिसमें 
न्यास की समग्र चल - अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा । 
इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य मंदिर में पूजा - पाठ , अर्चना व अभिषेक , राग - भोग तथा 
उत्सव - समैया का सम्यक संचालन सुनिश्चित करना होगा । 
मंदिर में प्राप्त होने वाली समग्र राशि का लेखा संधारण किया जोयगा और वार्षिक अंकेक्षण कराया 
जायेगा जिसकी एक प्रति पर्षद को भेजी जायेगी । 
न्यास समिति न्यास की समग्र भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता 
देगी । 
मंदिर परिसर में जगह - जगह भेंट - पात्र रखें जायेगें , जिसमें दान एवं चढावे की राशि डाली जायेगी 
जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही 
गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाते में जमा की जायेगी । 
न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा 
किया जायेगा, जिसका संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । 
न्यास समिति का कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों 
से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे , तो उनके 
सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी । 
न्यास समिति न्यास की आय - व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी । 
न्यास समिति अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए न्यास की आय –व्यय 
विवरणी, बजट , अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त एवं पर्षद को देय शुल्क की राशि का सम्यक् प्रेषण 
करेगी । 
अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक बुलायेंगे । बैठक की अध्यक्षता 
अध्यक्ष करेंगे तथा निर्णय बहुमत से होगा । 
न्यास समिति के सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी 
होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के लिए जबाबदेह होगें । 
इस योजना में परिवर्तन , परिवर्द्धन , संशोधन या आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में 

निहित होगा । 
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए एवं न्यासधारी की सहायता हेतु निम्नलिखित नौ 
सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया जाता है : 
(i) श्री रामकृष्ण विष्णुदास, चेला - स्व० सियाराम दास , ग्राम तेम्हुआ , 

- न्यासधारी सह अध्यक्ष 
श्री महेश्वर महतो, पिता - स्व0 राम प्रसाद महतो, ग्राम तेम्हुआ , 

- सचिव 
श्री राजीव कुमार पासवान, पिता - श्री शिवजी पासवान, ग्राम - तेम्हुआ 
मुखिया , ग्राम - पंचायती राज, गोविन्दपुर - 01 

- कोषाध्यक्ष 
( iv ) श्री संदीप चौधरी, पिता - स्व० शिवचन्द्र चौधरी, सरपंच, ग्रामकचहरी 
गोविन्दपुर - 02 

सदस्य 
संजीत दास , पिता - श्री रामविलास दास , सरपंच ग्रामकचहरी गोविन्दपुर - 01 – सदस्य 
(vi) श्री भोला शर्मा, पिता - स्व0 जमुना शर्मा, ग्राम - तेम्हुआ 

- सदस्य 
श्री रामाज्ञा शर्मा, पिता - स्व0 राम प्रकाश शर्मा, ग्राम - तेम्हुआ 

सदस्य 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मार्च 2019 


( viii ) श्री कृष्णा कुमार चौधरी, पिता - स्व0 योगेन्द्र चौधरी, ग्राम - अहियापुर 

- सदस्य 
(ix ) श्रीमती निलम देवी, जौजे - श्री मुकेश शर्मा, मुखिया ग्रामपंचायती राज 
चिरंजीवीपुर 

__ - सदस्य 
उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्ष की होगी, लेकिन 
एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यो क समीक्षा की जाएगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरंतरता 
कायम रहेगी । 
इसकी सूचना थानाध्यक्ष , अंलचाधिकारी, तथा जिला पदाधिकारी को भी दी जाए । 

आदेश से , 
अखिलेश कुमार जैन , 

प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 459- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


